eforestito -(* )- 22 


HRGISTERED No . D - D ) 


DA 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of Fadia 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

HTT II 3 — Share (il 
PART II Section 3 - Snb - section ( II) 

माधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


do26] 
No. 26 ) 


of foueant , & * * , * ** 21, 1977 /44 1, 1898 
NEW DELHI , FRIDAY , JANUARY 21, 1977 /MAGHA 1, 1898 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि पर अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to thly Part to order that it may be filled 

& toparate compilation 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS 

(Legislative Department ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st January 1977 
S . O . 38 ( E ). - In exercise of the powers conferred by section 28 of the Repre 
sentation of the People Act , 1950 (43 of 1950 ) , the Central Government, after 
consulting the Election Commission , hereby makes the following rules further 
to amend the Registration of Electors Rules, 1960 , namely - 

1. Short titlo . — These rules may be called the Registration of Electors (Amend 
ment ) Rules, 1977. 

2 . Amendment of rulo 12 -- For rule 12 of the Registration of Electors Rules, 
1980 , the following rule shall be substituted, namely : 
" 12 . Period for lodging calms and objections. - Every claim for the inclu 

sion of a name in the roll and every objection to an entry therein 
shall be lodged within a period of thirty days from the date of 
publication of the roll in draft under rule 10 , or such shorter period 
of not less than Afteen days as may be fixed by the Election Com 

mission in this behalf: 
Provided that the Election Commission may , by notification in the Official 

Gazette, extend the period in respect of the constituency as a whole 
or in respect of any part thereof " 

[No . F . 7 ( 8 ) / 89 -Leg II ] 

E . VENKATESWARAN , Jt Secy . 
( 85 ) 


86 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY - PARTI - SEC. S ( U) 


विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( विधापी विभाग ) 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 21 जनवरी , 1977 


का०मा० 35 ( म ). - - केन्द्रीय सरकार , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 ( 1950 का 43 ) 
की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए निर्वाचन मायोग से परामर्श करने के 
पश्चात् निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम , 1960 में और सशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम 
बनाती है, अर्थात् : 


नार 


1. संक्षिप्त नाम. - इन नियमों का नाम रजिस्ट्रीकरण (संशोधन ) नियम, 1977 है । 

2. नियम 12 का संशोपन 1. —निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम , 1960 के नियम 12 के 
स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--- 

" 12 वाये और माक्षेप वाखिल करने के लिए कालावषि. -- नामावली में नाम के सम्मिलित 

किए जाने के लिए हर वावा और उसमे की किसी प्रविष्टि पर हर माक्षेप नामावली के 
प्ररूप के नियम 10 के अधीन प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की कालावधि 
के अन्दर या पन्द्रह दिन से अनधिक उतनी लघुतर कालावधि में जितनी इस निमित्त 

निर्वाचन आयोग द्वारा नियत की जाए दाखिल किया आएगा : 
परन्तु निर्या न पायोग पूरे निर्वाचन - क्षेत्र की बाबत या उसके किसी भाग की बाबत इस 
कालावधि को राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा बढ़ा सकता है । । 

[ सं० फा०7( 8) / 69/विधायी II) 
ई० वेंकटेश्वरन , संयुक्त सचिव । 


- 


- 


- - - 


+ 


T 


- 


महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रणालय , मिन्टो रोस, नई दिल्ली द्वारा मंद्रित तथा 

नियंत्रक , प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977 
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRB99 . MINTO ROAD . 


NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION 


DELHI, 1977 


